276 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 22 , 2001 (JYST. 1, 1923 SAKA) 


(PART - 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग ) 

दिनांक 4 मई, 2001 
नं 0 1215. - भूमि अधिग्रहण के अधिनियम 1894 की धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना सिविल परिमण्डल भवन तथा मार्ग शाखा 
करनाल।चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चपर सरकारी प्रयोजन नामतः मतलौडा से अनुपुर 
के लिये ली जानी अपेक्षित है इसलिये एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेनिर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये संभवतः 
अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये जारी की गई जिनसे यह सम्बन्धित हो । 

उपरोक्त धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुये हैं , इलाके में किसी भूमि प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिये अधिकृत करते हैं 
जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व वह व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस 
दिन के अन्दर अन्दर भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी के सम्मुख लिखित रूप से आपत्ति दायर 
कर सकता है । 

विशिष्टियां 
जिला तहसील इलाका रकबा एकड़ में 

क्षेत्र 


1 


2 


4 


5 6 


पानीपत 


इसराना 


3 
भण्डारी 
ह ० ब ० नं061 


2.66 एकड़ 


1 13 , 18 , 19 , 22 , 23 
14 2 


17 


- 


21 2 , 3, 8, 9, 12 , 13 
35 4, 17 , 24/1. 24/2 
493 

93, 117 , 118 , 408 , 409,412 , 
413,416,419 , 420,423 , 
425,428 , 429,432 , 434 , 
437 , 438, 482, 483, 484 , 
486,487 , 488, 489,493 , 
496,497,500 , 501 , 502 , 
505 , 506 , 509, 512 , 513 , 
516 , 517,520, 521, 524, 
525,528, 529 , 532,533, 
536 , 539, 477,433,481, 
504, 537,478 , 479, 485 , 
415 , 424, 436 . 


, 


( हस्ता.) .... 

अधीक्षक अभियन्ता. 
करनाल वृत्त लो ० नि 0 वि 0 ( भवन तथा मार्ग शाखा). 

करनाला 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
( BUILDING & ROAD) CIVIL CIRCLE KARNAL 

Thie 14th May, 2001 
No. 1215.- . Whereas it appears to the Governor of Haryana that the Land is likely to be needed to be 
taken by the Government at Public expenses for a public purpose namely for the construction of Matlauda to 
Alupur road . 

The notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for all to 
whom it may concern in exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana is 
pleased to authorise the officer for time being engaged in the undertaking with their servants and workmed to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 30 
days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
P.W.D. ( B & R Branch ), Bhiwani . 


PAKT - ] 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 22, 2001 (TYST. 1, 1923 SAKA ) 


277 


Specification 

Area in Acres 


District 


Tehsil 


Village 


Boundary or No. Khasra 
5 6 


1 


2 


3 


4 


Panipat 


israna 


2.66 Acres 


11 13 , 16, 19. 22, 23 


Bhandari 
H.B.No.61 


14 2 


21 2, 3, 8 , 9 , 12 , 13 
35 4, 17 , 24/1, 24/2 
49 3 

93, 117 , 118,408,409,412 , 
413. 416. 419 , 420 , 423 , 
425,428,429, 432,434 , 
437,438 , 482,483, 484 , 
486,487 , 488, 489 , 493, 
496 , 497,500 , 501, 502 , 
505 , 508, 509, 512 , 513, 
516,517 , 520,521, 524 , 
525,528, 529,532, 533 , 
536, 539 , 477,433,481 , 
504 , 537,478 , 479, 485 . 
415 , 424 , 436 , 


-- 


( Sd.) ... , 
Superintending Engineer , 
Karpal Circle P.W.D (B & R Branch ), 

Karnal. 


राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर 


- 


दिनांक 4 मई, 2001 
क्रमांक 558- ज - 2-2001 / 3940.-- श्री सुलतान सिंह पुत्र श्री मोठ राम निवासी गांव मुकन्दपुरा, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ की 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 (ए) ( ए) तथा 3 ( ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज-1-79/ 44040, 
दिनांक 30-10-79 द्वारा वार्षिक की दर से 300/ - रु 0 जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री सुलतान सिंह की दिनांक 5-1-91 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधित किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए इस जागीर को श्री सुलतान सिंह की पत्नी श्रीमती छिमाकौर के नाम फसल रबी 1992 से 300 /- रुपये व रबी 1993 से 1000 /- रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

दिनांक 14 मई, 2001 
क्रमांक 560 - ज-2-2001 / 4270.--- श्री फकीरिया राम पुत्र श्री छज्जू राम निवासी गांव महमदपुर, तहसील नारायणगढ़ ( अब उप तहसील 
सदौरा). जिला अम्बाला ( अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 ( ए) ( ए ) तथा 3(1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 342-र-4-66/ 1005. दिनांक 20-4-67 द्वारा 100 / -रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041- आर0 III 
70/29505 , दिनांक 8-12-76 द्वारा 150 / - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज-79/ 44040 , दिनांक 30-10-79 द्वारा 
300/ - रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 -ज -2-93/15938, दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक दर से जागीर मंजूर की 
गई थी । 

2. अब श्री फकीरिया राम की दिनांक 12-9-99 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये इस जागीर को श्री फकीरिया राम की पत्नी श्रीमती भन्शी देवी के नाम फसल खरीफ 1999 से 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी 
गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 720- ज- 2-2001/ 4274. - श्री गोपाल राम पुत्र श्री मलूसम निवासी गांव डोहका हरिया, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2 (ए) ( ए) तथा 3( ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1404 - जे0एन0-3-66/ 17900 , 


278 


HARYANA GOVT. GAZ . MAY 22 , 2001 (TYST . 1, 1923 SAKA ) 


(PART 1 


Alich 3-8-66 GTI100/ - 599 anda site arc # 271 shaich 5041-379 - III - 70 / 29505 fich 8-12-76 GRT 150 ) - 544 
quas it gets 15 TEMISHCS 1789-57-1-79 /44040 , fetich 30-10-79 GTI 300 ) - 44 antécn at TSR 
The ti 

2. अब श्री गोपाल राम की दिनांक 12-7-90 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
64 529 Tr S 114157 RTA 467 ci falsa de to TH 540 E 1990 300 - 599 a po 1993 1000 / - 1592 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

(78877.).... 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


✓ 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 

Re- Notification 

The 11th May, 2001 
No. 4226 /2-L.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by 
the Government at public expenses namely for construction " BUCHOLI DISTRIBUTARY FROM KILOMETRE 
0.240 TO 0.307, KILOMETRE 0.508 TO 0.662, KLOMETRE 1.115 TO 1.299, KILOMETRE 1.745 TO 1.750 , 
KILOMETRE 2.916 TO 2.921 OFF TAKING AT KILOMETRE 7.772 RIGHTOF NARNAUL BRANCH IN VILLAGE 
BUCHOLI, CHITLANG AND DULANA IN TEHSIL MAHENDRAGARH AND DISTRICT MAHENDRAGARH ” 
for which a notification under Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 read the clause of Sub Section (2 ) of the 
Section -17 of the Land Acquisition Act, 1894 has been issued , vide Haryana Government Irrigation Department 
Notification No. 3029 /2 -L dated 9-4-2001 and published in Haryana Government Gazette dated 24-4-2001 page 
1-2 . 

It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the above 
purpose . 

The declaration is made under the provisions of Section -6 of the Land Acquisition Act, 1894 , for information 
to all whom it may concern . Now , therefore , in exercise of the powers conferred in Section - 7 of Land Acquisition 
Act, 1894 , the Governor of Haryana hereby direct the Land Acquisition Officer, Irrigation Department, Bhiwani 
to take orders for the acquisition of land described in the specification appended to the declarations published 
with the above said notification . 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer, Irrigation Department, 
Bhiwani and Executive Engineer , Mahendragarh Canal Water Services Division , Mahendragarh. 

Specification 
District Tehsil Village Area in Hadbast Boundary/Rectangle Khasra & Part Khasra No. 

Acres No. Number 


1 


5 


2 3 

4 
Mahendra Mabendra- Chillang 1.342 
garh 

garh 


78 


6 
The strip of land 415 metrs. 2 
in length varying in width 
generally laying in the 3 
Direction from North - East 4 
to Sourth -West as shown 5 
on the index plan and 
demarcated at site and 
falling in the field 
numbers ::--- 

20 


7 
1372 14 , 14 , 16 , 1771, 1772 
18/1 , 24, 25 
21/2 
21 
25 


0.017 


77 


13 


Mahendra- Mahendra- Dulana 
garh garh 
Mahendra- Mabendra- Bucholi 
garb 

garh 


0.023 


76 


Path , 463 


1.382 Acres 


By Order of Governor of Haryana 


S.C. SHARMA , 
Superintending Engineer, 
JLN Water Services Circle , Narnaul. 


32600 -- C.S. - H.G.P ., Chd . 


